निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 31 


14 श्रावण 1937 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 

5 अगस्त 2015 ( ई ० ) 


पृष्ठ 


उक्त 


--- 


विषय- सूची 

पृष्ठ 
भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 

भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-4 विधेयक , 

विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश । 

विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
भाग-1 - ख – मैट्रीकुलेशन, आई 0 ए0, आई0 एससी0, 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी 0एससी० , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी0 , लॉ 

भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
भाग-1 

और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0, डीप ० -इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एड0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1- ग – शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग -2 — बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

5-6 भाग-9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-3 भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार 

भाग-9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
और न्यायालय के आदेश , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
अधिसूचनाएं और नियम , भारत गजट 

सूचनाएं इत्यादि । 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग -4 बिहार अधिनियम 

पूरक - क 


आदेश , 


. 


उच्च 


7-8 


--- 


9-12 


2 


बिहार गजट , 5 अगस्त 2015 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

29 जुलाई 2015 
| E 6 @ xks & 34 & 01 @ 2014-4033 - वा 0 कर - श्री अजय कुमार चौरसिया, वाणिज्य - कर संयुक्त आयुक्त, 
मुख्यालय, बिहार , पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त , मुख्यालय, बिहार, पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

| E 6 @ xks & 34 & 01 @ 2014-4034 - वा ० कर - श्री प्रभात किशोर शरण, वाणिज्य - कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय , 
बिहार, पटना को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त , मुख्यालय, बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

I E 6 @ xks & 34 & 01 @ 2014-4035 - वा ० कर - श्री सुरेश प्रसाद, वाणिज्य कर उपायुक्त, मुख्यालय, बिहार , पटना 
को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त (प्रभारी), समेकित जॉच चौकी, रजौली, नवादा के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

IE 6 @ xks & 34 & 01 @ 2014-4036 -वा ० कर - श्री विपिन कुमार झा , वाणिज्य कर उपायुक्त , प्रभारी, समेकित 
जॉच चौकी, रजौली, नवादा ( अधिसूचित ) को अगले आदेश तक के लिये वाणिज्य कर उपायुक्त अन्वेषण ब्यूरो भागलपुर 
प्रमंडल , भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । विभागीय अधिसूचना सं०-3106 दिनांक 30.06.15 को रद्द किया 
जाता है । 

| E 6 @ xks & 34 & 01 @ 2014-4037 - वा 0 कर - श्री शिव शंकर, वाणिज्य - कर सहायक आयुक्त , नवादा अंचल , 
नवादा ( अधिसूचित ) को अगले आदेश तक के लिये वाणिज्य कर सहायक आयुक्त मधुबनी अंचल , मधुबनी के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । विभागीय अधिसूचना सं०-2261 दिनांक 22.05.15 को रद्द किया जाता है । 

IE 6 @ xks & 34 & 01 @ 2014-4038 — वा 0 कर - श्री अरूण कुमार वर्णवाल, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, 
मधुबनी अंचल , मधुबनी ( अधिसूचित ) को अगले आदेश तक के लिये वाणिज्य कर सहायक आयुक्त नवादा अंचल, नवादा के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । विभागीय अधिसूचना सं०-2260 दिनांक 22.05.15 को रद्द किया जाता है । 

| E6 @ xks & 34 & 01 @ 2014-4039 -वा ० कर - श्री अशर्फी लाल विद्यार्थी, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , 
अंकेक्षण पूर्णिया प्रमंडल , पूर्णिया को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, पटना सिटी पूर्वी अंचल 
पटना सिटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

I E 6 @ xks & 34 & 01 @ 2014-4040 — वा 0 कर - श्री ललित कुमार , वाणिज्य कर पदाधिकारी, बक्सर अंचल, बक्सर 
को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, अंकेक्षण तिरहुत प्रमंडल , मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

I a 6 @ xks & 34 & 01 @ 2014-4041 - वा 0 कर - श्री हिरेन्द्र कुमार , वाणिज्य कर पदाधिकारी , पूर्वी अंचल , 
मुजफ्फरपुर को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, अन्वेषण ब्यूरो, पूर्णिया प्रमंडल , पूर्णियाँ के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

| E6 @ xks & 34 & 01 @ 2014 & 4042 — वा ० कर - श्री वकील प्रसाद यादव, वाणिज्य कर पदाधिकारी, समेकित जॉच 
चौकी, दालकोला को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, बगहा अंचल , बगहा के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

IE 6 @ xk9 & 34 & 01 @ 2014-4043 –वा० कर - श्री राम प्रकाश सिन्हा , वाणिज्य कर पदाधिकारी, बगहा अंचल, 
बगहा ( अधिसूचित ) को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । विभागीय अधिसूचना सं०-998 दिनांक 10.03.15 को रद्द किया जाता है । 

IE 6 @ xks & 34 & 01 @ 2014-4044 -वाकर - श्री शिव कुमार, वाणिज्य कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी, 
रजौली, नवादा को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी, मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

( ह ० ) अस्पष्ट , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 5 अगस्त 2015 


3 


3 


5 


6 


1 


144040 


04 


29 takbZ2015 
सं ० 6 / नि 0 प्रतिनि0-01-02 / 2013–4008 — बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 53 वीं से 55 वीं सम्मिलित संयुक्त 
प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर योग्यता क्रम में बिहार वित्त सेवा के लिए अनुशंसित निम्नांकित अभ्यर्थी को अधोलिखित 
शर्तों के अधीन वेतनमान रू 0 9300-34800 (पे बैंड 2) ग्रेड वेतन रू 0 5400 में वाणिज्य कर पदाधिकारी के पद पर 
परीक्ष्यमान रूप में योगदान की तिथि से नियुक्त किया जाता है : 
00 V u e kad v H fikzd k 

BPSC t le frfFk xġ ft yk 

vki {kk 
| 49 u812 u ke 0000 

d k &V 
4 
रितिका सिंह 

23.02.1984 पटना 

सामान्य 
1. उक्त अभ्यर्थी को निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अंदर वाणिज्य कर 
विभाग , विकास भवन, नया सचिवालय, मुख्यालय, बिहार , पटना में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें । योगदान देने के 
लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

2. अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित 
संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी । 

3. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण - पत्र , आरक्षण कोटि प्रमाण - पत्र, जन्म तिथि प्रमाण - पत्र / अभिलेखों के संबध में गलत 
सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं आवश्यक 
कार्रवाई भी की जाएगी । 
4. वित्त विभाग के संकल्प सं ० 1964 दिनांक 21.05.08 एवं 768 पे० को 0 दिनांक 23.07.2007 के 

अनुसार 
नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी । 

5. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ) द्वारा निर्गत संकल्प सं ० 1919 दिनांक 
18.01.1976 के अनुपालन में अभ्यर्थियों द्वारा दहेज न लेने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देने के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत 
किया जायेगा । 

6. अधिसूचना प्राप्ति की तिथि से 01 माह के अंदर योगदान नहीं किए जाने की स्थिति में उम्मीदवारी रद्द किए 
जाने पर विचार किया जाएगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अशोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव । 


कर्मी पर 


ty I a Ķku fo Holx 


y 


vf/ k puk 

29 tabZ2015 
सं 0 5 / टी 0 ( याँ ०) -03-10-104 / 2014-1416— श्री अब्दूल क्यूम , कार्यपालक अभियंता ( याँ ०), सिंचाई यांत्रिक 
प्रमंडल, बाल्मीकिनगर जो अधीक्षण अभियंता ( याँ ०), सिंचाई यांत्रिक अंचल , मुजफ्फरपुर एवं अधीक्षण अभियंता ( याँ ०), सिंचाई 
याँत्रिक अंचल, वीरपुर के अतिरिक्त प्रभार में भी हैं , का दिनांक 31.07.2015 को बार्धक्य सेवानिवृत्ति के क्रम में निम्नलिखित 
कार्यपालक अभियंता ( याँ ०) / अधीक्षण अभियंता को उनके मूल कार्यों के साथ - साथ पूर्ण अस्थायी कामचलाउ व्यवस्था के 
तहत निम्न रुप मे अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है: 
ØE u ke @ v kb XMhOd kM @ 

o Rr Zku i n LFkki u 

v fr fj Dr i Ekkej 
18 

ft k @ t le fr ffk @ 

| Ofu 0 fr fik 
श्री सुभाष कुमार वर्मा / एम ० 538 / कार्यपालक अभियंता 1. अधी ० अभि ० ( याँ ०), सिंचाई यांत्रिक 
गोपालगंज / 24.11.56 / 30.11.16 ( यांत्रिक ), सिंचाई यांत्रिक 

अंचल, मुजफ्फरपुर । 
प्रमंडल , छपरा 

2. कार्यपालक अभियंता ( याँ ०) सिंचाई 

याँत्रिक प्रमंडल, वाल्मीकिनगर 
श्री उमेश प्रसाद / 2373 / 

अधीक्षण अभियंता, पूर्वी अधी ० अभि ० ( याँ ०), सि ० याँ ० अंचल, 
जहानाबाद / 01.01.56 / 31.12.15 कोशी तटबंध अंचल , सहरसा 

वीरपुर । 
2. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

3. सभी पदाधिकारी अपने कार्यों के अलावे अतिरिक्त प्रभार से संबंधित अंचल / प्रमंडल का प्रभार ग्रहण करते हुए 
ससमय प्रभार प्रतिवेदन की प्रति मुख्यालय को समर्पित करेंगे । 

4. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है । अतिरिक्त प्रभार के लिए किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा । 

5. यह व्यवस्था अधीक्षण अभियंता ( याँ ० ) / कार्यपालक अभियंता ( याँ ०) के नियमित पदस्थापन होते ही स्वतः समाप्त 
हो जायेगा । 


1 


N 


4 


बिहार गजट , 5 अगस्त 2015 
6- संबंधित नियंत्री पदाधिकारी उपरांकित आदेश का अनुपालन ससमय सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन विभाग 
को समर्पित करेंगे । 
7. आदेश में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
संजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव, (प्रबंधन) । 


गृह विभाग 


अधिसूचना 

20 जुलाई 2015 
सं ० कारा / स्था ० (चि ०)01-07 / 2013-4222 — कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से डॉ ० श्रीदेव दास, चिकित्सा 
पदाधिकारी, शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा, भागलपुर को स्थानान्तरित करते हुए तुरंत से मंडल कारा , दरभंगा में 
पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
( ह ० ) अस्पष्ट , प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 20-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 5 अगस्त 2015 


5 


भाग -2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , 

आदेश , अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


- 


ग्रामीण कार्य विभाग 


अधिसूचनाएं 

17 जुलाई 2015 
सं ० 11 / अ0 प्र0-1-18 / 2015–8856 — कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल , दानापुर के पत्रांक 
1016 अनु० दिनांक 02.07.2015 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण - पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथ की स्थिति 
समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण करने की अनुशंसा की जाती है: 
dk Zi e My @ ft yk 

i Fk d k u ke 

i Fk dh y Ec kb Zuid 0e h04/2 
उसरी चौक ( उसरी शिवाला पथ ) से लखनी बिगहा 

5.2 कि ० मी ० 
दानापुर / पटना एवं सरारी (शिवाला बिहटा पथ ) । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

शम्भू चौधरी उप - सचिव । 


1 


17 जुलाई 2015 
सं ० 11 / अ 0 प्र0-1-14 / 2015-8858 — कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 
798 अनु० दिनांक 20.06.2015 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण - पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथ की स्थिति 
समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना को हस्तानांतरण करने की अनुशंसा की जाती है: 
Ø E dk Zi e dy @ ft yk 

i Fk d k u ke 

i Fk dh y Ec kb Z -Ad Oe h07/2 
एन० एच0-80 नौवागढ़ी मस्जिद मोड़ से ऋषिकुंड 16.80 कि 0 मी 0 
मुंगेर / मुंगेर 
होते हुए बहादुरपुर शिवाला (SH- 72 ) तक पथ । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शम्भू चौधरी उप - सचिव । 


1 


k 


8 जुलाई 2015 
सं ० 11 / अ 0 प्र0-1-24 / 2015-8432 - कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमंडल , पालीगंज के 
पत्रांक 1083 अनु० दिनांक 28.05.2015 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण - पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथ की 
स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण करने की अनुशंसा की जाती है: 
ØE d k Zi eMy @ ft 

i Fk d k u ke 

i Fk dh y Ec ko z 

1& d 0e 10172 
मोरियावॉ सिकरिया मोड़ पी 0 डब्लू 0 डी 0 पथ से लई पथ का 

आंशिक भाग । बिहटा विक्रम पाली पथ के 7 वें कि 0 मी 0 से 
पालीगंज / पटना 

03.30 कि ० मी ० 
निकलकर राघोपुर - पतुत सड़क 6 कि 0 मी 0 शुरू करते हुए लई 

पी 0 डब्लू 0 डी 0 सड़क तक । 
पालीगंज / पटना विक्रम पतुत पथ– विक्रम पी 0 डब्लू 0 डी 0 14.00 कि 0 मी 0 से शुरू 

4.95 कि ० मी ० 
होकर राघोपुर पतुत पथ के 11 वें कि 0 मी 0 तक पथ । 
पालीगंज / पटना विक्रम पतुत पथ के तीसरे कि 0 मी 0 से फरीदपुर बाघाकोल से 

3.15 कि ० मी ० 
शिवपुर मोड़ तक के 11वें कि 0 मी 0 तक । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
शम्भू 

चौधरी उप - सचिव । 


1 


2 


3 


6 


बिहार गजट , 5 अगस्त 2015 


10 जुलाई 2015 
सं ० 11 / अ 0 प्र0-1-6 / 2015-8619 — कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमंडल , बगहा -1 के 
पत्रांक 561 अनु० दिनांक 29.04.2015 एवं कार्य प्रमंडल , बगहा-2 के पत्रांक 318 अनु० दिनांक 06.06.2015 से उपलब्ध 
दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण - पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना 
को हस्तानांतरण करने की अनुशंसा की जाती है: 
BE d k Zi e dy @ 

i Fk dh y Ec kb Z 
i Fk d k uke 
ft yk 

fd Oe 10-12 
रतवल घाट से चौतरवा होते हुए एन 0 एच0-28बी 0 तक 04.238 कि 0 मी 0 
1 बगहा -1 / बेतिया 

पथ 
2 बगहा -2 / बेतिया दहवा से धनहा तक पथ 

6.50 कि ० मी ० 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शम्भू चौधरी उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 20-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 5 अगस्त 2015 


7 


भाग-9 ( ख ) 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय , सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


| puk 
सं ० 961_मैं स्वाती, पिता - श्री सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव , शांति 

शांति निकेतन , मु ० - यारपुर , 
थाना - गर्दनीबाग , जिला- पटना 800001 (बिहार) शपथ पत्र संख्या 5389 दिनांक 17.06.2015 द्वारा यह 
घोषणा करती हूँ कि अब मैं स्वाती श्रीवास्तव के नाम से जानी जाऊंगी । 

Lokr hA 
No. 961 - I Swati, D /o - Satyendra Nath Srivastava, R/ O - Shanti Niketan, Yarpur , P.O.- GPO , 
P.S.- Gardanibagh , Patna 800001 declare vide Affidavit No-5389 dated - 17.06.2015 that now onwards I 
shall be known as Swati Srivastava for all purposes. 

SWATI. 


सं ० 957_मैं सौरभ , पिता - श्री सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव, शांति 

मु ० - यारपुर, 
थाना -गर्दनीबाग, जिला - पटना 800001 (बिहार) शपथ पत्र संख्या 245 दिनांक 30.01.2015 के द्वारा यह 
घोषणा करता हूँ कि अब मैं सौरभ श्रीवास्तव के नाम से जाना जाऊंगा । 

I KSHA 
No. 957 – I Saurabh , S /o - Satyendra Nath Srivastava, R /O -Shanti Niketan , Yarpur, P.O.-GPO , 
P.S.- Gardanibagh , Patna 800001 declare vide Affidavit No -245 dated - 30.01.2015 that now onwards I 
shall be known as Saurabh Srivastava for all purposes. 

SAURABH. 


No. 956 — I ALKA, D /o Satyendra Nath Srivastava R / o Shanti Niketan Yarpur, P.O.- G.P.O., 
P.S.- Gardanibagh , Patna , 800001 declare vide Affidavit No. 5206 dated 07.07.2015 that now onward I 
shall be known as ALKA KUMAR for all Purposes. 

ALKA. 


No. 947 — I, Kumari Mala Yadav , W/ O- Vinay Kumar Singh, R/ O- Qr. No.- T / 21 C , Road 
No. -2 , Gandhi- Park Railway Colony, Samastipur- 848101, declare that my minor son s incorrect date of 
birth is 30-09-2002 wants to be corrected as 16-11-2002 and name Changed Arnav to Arnav Kumar 
vide Affidavit No. 26914 /09-12-2014 & affidavit 27611 / 17.12.2014 for all purposes . 


KUMARIMALA YADAV . 


No. 939 — I, Amit kumar, S/ O of Baldev choudhary ,residing at New Nathupur, Parsa , Patna - 
804453, have changed my surname from kumar to Kshatriya by Affidavit no.481 dated 15.06.2015 
sworn before the Notary Public Patna . 
Henceforth , I shall be known as Amit Kshatriya for all purposes . 

AMIT KUMAR . 


8 


faer JGC , 5 Tita 2015 


No. 946 — Neha , D /O Pankaj Kumar , House No - 477 C , Nehru Nagar , Patna - 13 declare vide no 
11943 dated 15-06-2015 that now onwards shall be known as Neha Kashyap for all future Purpose . 

NEHA . 


No. 940 — Nishant, S /O Pankaj Kumar, House No- 477 C , Nehru Nagar, Patna - 13 declare 
vide no 11942 dated 15-06-2015 that now onwards shall be known as Nishant Kashyap for all 
future Purpose. 

NISHANT . 


No. 915—1, Nishant, S /o Nilesh Kr. R /o English Ward no -4 , Lakhisarai,Vide Affidavit 4710/15 
dated 13 /06 / 15.shall be known as Nishant Raj Singh for all future purposes . 

NISHANT. 


No. 893—1, Lata Kumari, D /o shailendra Kumar W /o Ankaj Kumar Atreya Vil Simri Bigha 
P.O. Warisaliganj Distt . Nawada, Bihar. vide Affidavit 279 dated 23.01.2015 shall be known as Lata 
Atreya after My marriage on 02.12.2010 . 

LATA KUMARI. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
FGER TIC , 20—571 + 50 - Todogo i 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 5 अगस्त 2015 


9 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


ग्रामीण कार्य विभाग 


अधिसूचना 

17 जुलाई 2015 
सं 0 3 / अ0 प्र0-1-504 / 2012-2633 - श्री रौशन कुमार , तदेन सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता -4 का 
कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना सम्प्रति सहायक अभियंता , राज्य गुणवता समन्वयक का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, 
बिहार, पटना द्वारा अपने पदस्थापन काल में विभाग द्वारा लगातार दिये गये OMMAS कार्य के प्रति उदासीनता बरतने 
एवं असहयोगात्मक रवैया अपनाने, मुख्यालय से बिना अनुमति प्राप्त किये अनुपस्थित रहने, दूरभाष पर उपलब्ध नहीं रहने एवं 
कर्तव्य का जिम्मेवारीपूर्वक वहन नहीं करने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या 14810 - सह - पठित ज्ञापांक 14811 
दिनांक 12.09.2012 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया । 

श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र क का गठन करते हुए स्पष्टीकरण पूछा गया । उनसे प्राप्त स्पष्टीकण की 
समीक्षा करने पर स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य मानते हुए समीक्षोपरान्त विभागीय अधिसूचना सं० 219 - सह - पठित ज्ञापांक 
220 दिनांक 29.01.2013 द्वारा श्री रौशन कुमार, तदेन सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता -4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य 
विभाग , पटना सम्प्रति सहायक अभियंता, राज्य गुणवता समन्वयक का कार्यालय , ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के 
विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । अपर सचिव - सह - संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 5439 दिनांक 19.11.2013 
द्वारा विभागीय कार्यवाही के फलाफल का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध लगाये गये पाँचों आरोपों 
को प्रमाणित बताया गया । तत्पश्चात् श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी । प्राप्त द्वितीय बचाव बयान को 
स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के 
नियम 14 के कंडिका ( v) के आलोक में असंचयात्मक प्रभाव से तीन वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित की 
गयी एवं श्री कुमार को निलंबन से मुक्त करते हुए निलंबन के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि श्री कुमार को निलंबन की 
अवधि में मात्र जीवन यापन भत्ता देय होगा एवं निलंबन की अवधि की गणना सेवा की गणना पेंशनादि के प्रयोजनार्थ की 
जायेगी । 

श्री कुमार द्वारा उक्त संसूचित दंड के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 
2005 के नियम 24 ( 2 ) के प्रावधान के तहत उनके पत्रांक शून्य दिनांक 24.07.2014 द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन विभाग को 
समर्पित किया गया । श्री कुमार के उक्त पत्रांक शून्य दिनांक 24.07.2014 की कंडिका 7 में उल्लेख किया गया है कि उनके 
विरूद्ध आरोपों का गठन बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम 17 (4) के 
अनुरूप नहीं हुआ था एवं प्रारंभिक स्पष्टीकरण प्राप्त किये बिना ही उन्हें आरोपों के लिए प्रथम दृष्ट्या दोषी मान लिया 
गया । वर्णित परिस्थिति में श्री कुमार द्वारा विभागीय अधिसूचना सं ० 14180 दिनांक 12.09.2012 के माध्यम से निर्गत निलंबन 
अवधि पर भी प्रश्न उठाया गया है साथ ही इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास किया गया कि उनके द्वारा समर्पित 
तथ्यों एवं साक्ष्य पर संचालन पदाधिकारी एवं विभागीय समीक्षा में सम्यक् विचार नहीं किया गया । उपर्युक्त तथ्यों के आधार 
पर श्री कुमार द्वारा उपर्युक्त शास्ति पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया । 

श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन पत्रांक शून्य दिनांक 24.07.2014 की समीक्षोपरान्त पाया गया कि 
उनके विरूद्ध अपने पदस्थापन काल में दिसंबर, 2011 से विभाग द्वारा लगातार दिये गये OMMAS कार्य के Updation 


10 


बिहार गजट , 5 अगस्त 2015 


- 


में उदासीनता बरतने , OMMAS कार्य के कार्य में असहयोग करने, मुख्यालय से बिना अनुमति प्राप्त किय अनुपस्थित 
रहने, कर्तव्य का जिम्मेवारी पूर्वक निर्वहन न करने का आरोप है, जो अनुशासनहीनता एवं कर्तव्यहीनता की कोटि में आता 
है । श्री कुमार द्वारा अपने पुनर्विचार अभ्यावेदन में ऐसे किसी भी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसपर विभागीय 
कार्यवाही एवं समीक्षा के क्रम में विभाग द्वारा विचार न किया गया हो । चूंकि शास्ति अधिरोपण में सभी विहित प्रक्रिया 
अपनाई गई है एवं अधिरोपित शास्ति लघु दंड की कोटि में आता है । अतः संशोधन का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है 
एवं अधिरोपित शास्ति को यथावत बनाये रखा जा सकता है । 

अतएव सरकार के निर्णयानुसार श्री रौशन कुमार, तदेन सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता -4 का कार्यालय, ग्रामीण 
कार्य विभाग, पटना सम्प्रति सम्प्रति सहायक अभियंता, राज्य गुणवता समन्वयक का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग , बिहार , 
पटना के पुर्नविचार अभ्यावेदन पत्रांक शून्य दिनांक 24.07.2014 को अस्वीकृत किया जाता है । 
प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
श्री गजेन्द्र कुमार मिश्र, उप - सचिव । 


d k kz ; v knsk 


1 . 


21 tabZ2015 
सं 0 3 / अ 0 प्र0-1-162 / 11-42 — श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव , तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, 
कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी सम्प्रति कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल , जगदीशपुर के विरूद्ध अपने पदस्थापन अवधि वर्ष 
2010-11 में पटना एवं नालंदा जिलान्तर्गत स्वीकृत पाँच पथों का विचलन कर यातायात से वंचित करने से संबंधित 
निम्नलिखित प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए कार्यालय आदेश संख्या 68 सह - ज्ञापांक 4155 अनु ० दिनांक 
19.11.2013 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 एवं 17 में 
विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी: 

पाँच पथों का विचलन किया गया है । 
पी ० सी ० सी ० पथ में Contraction joint नहीं एवं पी ० सी ० सी ० पथ में स्टील Form work का 

व्यवहार नहीं किया गया है । 
3. जाँच में पाँच पथों में से चार पथों में पी ० सी ० सी ० की मुटाई कुछ बिन्दुओं पर प्रावधान से कम पायी 

गयी है । 
पी ० सी ० सी ० कार्य विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाया गया । 
संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन, ग्रामीण 
कार्य विभाग , पटना, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य अंचल, पटना एवं सरकार के स्तर पर 
की गयी । संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों को 
प्रमाणित नहीं पाया गया । अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य अंचल , पटना द्वारा अपने मंतव्य 
में आरोपों को प्रमाणित नहीं होने एवं वित्तीय क्षति नहीं होने का उल्लेख किया गया है । समीक्षोपरांत 
संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अधीक्षण अभियंता कार्य अंचल , पटना के मंतव्य से 

सहमत होते हुए सरकार द्वारा श्री श्रीवास्तव को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया । 

अतः उक्त निर्णय के आलोक में श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, तदेन कनीय अभियंता , ग्रामीण कार्य विभाग , 
कार्य प्रमंडल , मसौढ़ी सम्प्रति कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत कार्यालय आदेश संख्या 68 सह - ज्ञापांक 4155 
अनु० दिनांक 19.11.2013 द्वारा संचालित कार्रवाई में आरोप मुक्त किया जाता है । 

आदेश से , 
कमलेश चौधरी, अभियंता प्रमुख । 


अपराध अनुसंधान विभाग 


आदेश 

17 मार्च 2015 
सं ० अप ० / स्था ० / आरोप - 6-08 / 2010-349 / स्था ० — श्री मुस्ताक अहमद तत्कालीन प्रयोगशाला सहायक, विधि 
विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार , पटना के विरूद्ध मोहनिया थाना कांड सं0–219 / 2005, दुर्गावती थाना सं0–66 / 2004, सासाराम 
थाना कांड सं0-323 / 2003 , सिमरी ( बक्सर) थाना कांड सं0-125 / 2002 एवं बक्सर मुफस्सिल थाना कांड सं0-133 / 2003 
में जाली जाँच प्रतिवेदन निर्गत किये जाने के संबंध में संलिप्तता पाये जाने पर अपराध अनुसंधान विभाग के ज्ञापांक -754, 


बिहार गजट , 5 अगस्त 2015 


11 


1 . 


दिनांक 27.07.2007 के आलोक में विधि विज्ञान प्रयोगशाला के ज्ञापांक -1427, दिनांक 01.08.2007 के द्वारा शास्त्रीनगर थाना 
में प्राथमिकी दर्ज कराई गई । 

पटना पुलिस के अनुसंधान के क्रम में हरनौत थाना कांड सं0-195 / 2009 एवं भभुआ थाना कांड सं0-344 / 2009 
में श्री अहमद के द्वारा जाली जाँच प्रतिवेदन तैयार किये जाने की बात स्वीकार की गई । 

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा श्री अहमद के विरूद्ध जाली जाँच पत्र निर्गत किये जाने से संबंधित कुल 05 (पाँच ) 
कांडों में आरोप गठित करते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 446/467/468/471/474/420/120 ( बी ) एवं 13( 2) सं0 
धारा 13(1)( डी 0) भा 0 नि 0 अधि 0 188 के अन्तर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्राप्त कर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र 
दाखिल किया गया । 

श्री अहमद का चरित्र , आपराधिक प्रवृति , गैर -जिम्मेदाराना एवं संदिग्ध रहने के आधार पर उनके विरूद्ध विभागीय 
कार्यवाही का संचालन किया गया । 

विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री अहमद के विरूद्ध आरोप को सिद्ध पाया 
गया, जिससे सहमत होते हुए निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार , पटना के द्वारा प्रयोगशाला के आदेश ज्ञापांक -554, 
दिनांक 07.04.2014 के द्वारा उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया । 

उक्त बर्खास्तगी आदेश के विरूद्ध श्री अहमद द्वारा दिनांक 18.07.2014 को अपर पुलिस महानिदेशक , अपराध 
अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के समक्ष अपील दायर किया गया । 

श्री अहमद के विरूद्ध बर्खास्तगी से संबंधित मूल आदेश निदेशक ( धारित वेतनमान 37,400-67,000 + ग्रेड पे 
8700 / -) द्वारा पारित किया गया, को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 
2005 भाग-VII के नियम 24(i) (ii) में निहित प्रावधान के तहत पुलिस महानिदेशक , बिहार, पटना के द्वारा अपील की 
सुनवाई पुलिस उप - महानिरीक्षक, केन्द्रीय प्रक्षेत्र, पटना के स्तर पर करने का आदेश दिया गया । 

अपीलीय पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रारूप, संचालन पदाधिकारी का मंतव्य , निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार, 
पटना द्वारा पारित बर्खास्तगी आदेश , अपील अभ्यावेदन एवं उसके साथ संलग्नकों का निम्नांकित तथ्यों के आलोक में 
विश्लेषण किया गया : 

निर्गत जाली जाँच प्रतिवेदन नारकोटिक्स शाखा से संबंधित पाया गया । 
श्री अहमद नारकोटिक्स प्रशाखा में कभी भी पदस्थापित नहीं रहे वे आग्नेयास्त्र प्रशाखा में पदस्थापित थे । 
शास्त्रीनगर थाना कांड सं0-175 / 2007 में मात्र श्री अहमद के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आरोप पत्र 
समर्पित किया गया जबकि न तो अपचारी ( श्री अहमद) के पास और न ही उनके आवास स्थान से किसी 
प्रकार का आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ । 
अपचारी ( श्री अहमद ) शास्त्री नगर थाना कांड सं0-155 / 07, दिनांक 01.08.2007 एवं 370/10 में दिनांक 

08.10.2010 से जमानत पर मुक्त 
mrrF; kad sfo y skk d sik p kr ~ v i hy h i nkf/ kd kj h } j k fu Eu kadr v kn sk i kfjr fd ; k °& 

जबतक माननीय न्यायालय के द्वारा अपचारी ( श्री अहमद ) के विरूद्ध आरोपित कांडों में अंतिम निर्णय नहीं 
पारित किया जाता है तबतक उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा में वापस लिये जाने से संबंधित आदेश । 
बर्खास्तगी अवधि की सेवा टूट नहीं मानी जायेगी । 
बर्खास्तगी अवधि को असाधारण अवकाश में सामंजित किया जाना । 
बर्खास्तगी अवधि को " काम नहीं तो वेतन नहीं " के सिद्धांत के आधार पर वेतन देय नहीं होगा । 
अपचारी ( श्री अहमद ) को निलंबन की अवधि में जो कुछ मिल चुका है, उसके अतिरिक्त कुछ देय नहीं 
होगा । 

निलंबन की अवधि अर्द्धउपार्जित अवकाश में सामंजन किया जाना । 

अपीलीय पदाधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश के आलोक में श्री मुस्ताक अहमद द्वारा दिनांक 10.03.2015 को 
अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार , पटना के कार्यालय में योगदान समर्पित करते हुए योगदान स्वीकार करने का अनुरोध किया 
गया । 

श्री अहमद के योगदान स्वीकार करने के विषय पर ए0 पी 0 ओ 0 का परामर्श प्राप्त किया गया । प्राप्त परामर्श एवं 
अपीलीय पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री अहमद का योगदान तत्काल प्रभाव से स्वीकार करते हुए 

क्षेत्रीय 
विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर में वरीय वैज्ञानिक सहायक ( आग्नेयास्त्र प्रशाखा) के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित 
किया जाता है । 

यह आदेश श्री अहमद के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा पारित किये जानेवाले न्यायनिर्णय के फलाफल से 
प्रभावित होगा । 

बर्खास्तगी अवधि सेवा में टूट नहीं मानी जायेगी और उक्त अवधि को असाधारण अवकाश में सामंजित किया 
जायेगा । 

बर्खास्तगी अवधि को काम नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धांत पर वेतन देय नहीं होगा । 


2 . 


3 . 


4 . 


हैं । 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 
5 . 


6 . 


12 


बिहार गजट , 5 अगस्त 2015 


निलंबन की अवधि में जो कुछ मिल चुका है, के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा तथा उक्त अवधि को अर्द्ध 
उपार्जित अवकाश में सामंजित किया जायेगा । 

आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , पुलिस महानिरीक्षक ( अप० ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 

20-571 + 30 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 


